OG 


NO 


( RICA 


MINE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 फाल्गुन , 1940 ( श० ) 
27 फरवरी, 2019 ( ई० ) 


संख्या- 157 राँची, बुधवार , 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 


26 फरवरी , 2019 


संख्या-06/TCPO /विविध-01 / 2018/ न०वि० - 904-- भू- संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम , 
2016 (केन्द्रीय अधिनियम-17 , दिनांक-26 .03. 2016) की धारा -20 में निहित प्रावधान के आलोक में 
झारखंड भू- संपदा नियामक प्राधिकार का गठन विभागीय अधिसूचना संख्या-5503 , दिनांक -19.11.2018 
द्वारा किया गया है । 
2. भू-संपदा ( विनियमन और विकास ) अधिनियम, 2016 के अध्याय-9 की धारा-75 के प्रावधानों के 
आलोक में झारखंड भू - संपदा नियामक प्राधिकार के सम्यक् वित्तीय प्रबंधन हेतु Jharkhand Real Estate 
Regulatory Fund का गठन किया जाता है । 

भू- संपदा (विनियमन और विकास ) अधिनियम, 2016 के अध्याय-9 की धारा- 76 (2) के प्रावधान 
के आलोक में प्राप्त राशि Jharkhand Real Estate Regulatory Fund का अंश होगा । संधारित राशि का 
व्यय अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित दायित्वों के निर्वहन के क्रम में झारखंड भू - संपदा नियामक 
प्राधिकार द्वारा किया जाएगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 27 फरवरी , 2019 
3. Jharkhand Real Estate Regulatory Fund का संचालन भू- संपदा ( विनियमन और विकास ) 
अधिनियम, 2016 की धारा -75 एवं 76 (2) के प्रावधानों के अनुसार झारखंड भू- संपदा नियामक प्राधिकार 
के राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए बचत खाते के माध्यम से किया जायेगा । 

बैंक खाता के संचालन की विधि भू-संपदा ( विनियमन और विकास) अधिनियम , 2016 की 
धारा- 75 (3) के अनुसार होगी । 
4. Jharkhand Real Estate Regulatory Fund के गठन एवं संबंधित बैंक खाते के परिचालन 
के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक -14.02. 2019 में मद संख्या-16 के रूप में स्वीकृति 
प्राप्त है । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 157 -- 50 


